82 


494 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 10 , 1990 (CHTR . 20 , 1912 SAKA ) 


[PART I 


राजस्व विभाग 


दिनांक 28 मार्च, 1990 


संख्या 133 -र- 3-90/ 6482.-~-चू कि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई कि नीचे विनिर्दिष्ट में 
वर्णित भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव घरोंडा, तहसील तथा जिला करनाल में 
उप तहसील भवन घरोंडा के लिये अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन 
हरियाणा सस्कार , राजस्व . विभाग , अधिसूचना सं 0 1961-र -3-89/ 10471 , दिनांक 22 मई , 1989, प्रकाशित की 
गई है, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 , की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध है 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन कलैक्टर, एवं जिला राजस्व अधिकारी , करनाल के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेन्न / गांव 
तथा ह.व. सं ० 


आयत / खसरा 

संख्या 


1 


3 


4 


5 


क . 


म . 


करनाल 


सब - तहसील 


147 


मिन दक्षिण 


3 


4 


घरौंडा , 
नं .27 


घरौंडा , तह 
करनाल 


16 


17 


5--00 


24 


8-00 


25 


6--00 


161 


4/1 


1-17 


0-12 


5/1 
223 मिन पूर्व 


1 . 


1 


456 


मिन पूर्व दक्षिण 


-3 


1 


456 


मिन दक्षिण 


4--16 


2 


जोड़ 


30-13 


ए . निर्जी, 
सचिव , हरियाणा सरकार, 
राजस्व विभाग । 


E7 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 10 , 1990 (CHTR. 20 , 1912 SAKA) 


495 


राजस्व विभाग 


। 


युद्ध जागीर 


दिनांक 30 मार्च, 1990 


क्रमांक 397- ज-(I) -90/8782.-- श्री ईशर सिंह, पुत्र श्री हरी चन्द , निवासी गांव घनौरा , तहसील व 
जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 501 - बार-( 4 ) -- 67/1026, दिनांक 11 अप्रैल , 1967 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद 
में अधिसूचना क्रमांक 5041- पार - 3-70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपए और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज -1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तबर , 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर 
से जागीर मंजूर की गई थी । 

2 . अव श्री ईशर सिंह को दिनांक 23 अक्तवर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री ईशर सिंह को विधवा श्रीमती 
रवेल कौर के नाम रबी , 1982 से 300 रुपए वार्षिक की दर से . सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


सागर मल , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 27th March , 1990 


No. 2556 / 2L. - Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 336/ 2- L . 
dated 17th Ianuary. 1990 , issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Amendment Act, 
1984 ) has been declared to be needed at the expense of Irrigation Department, Haryana for a public 
purpose, namely “ Khatodra Minor from Kilometre 4.600 to tail Kilometre 4.8c0 off taking at Kilometre 
15.120 Right of Mohindergarh Disty . in village Khatodra , tehsil Mohindergarh. district Mohindergarh. 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act , 
1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer . Irrigation Department , 
Narnaul to take orders for the acquisition of the land described in the specification appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Area in 

acres 


Village 


Hadbast 

No. 


Direction 


A strip of land measuring 0.200 

Kilometre in length and various 
in width passing through full/ part 
Killa number as shown and 
generally lying in the direction 
from Eest - Sorth to West - North 
and demarcated at site 

and & 3 
shown in the Index Plan . 


Mohindergarh Mohindargarh 0.655 


Khatodra 


34 


By order of Governor of Haryana . 

0. P. GUPTA, 
Superintending Engineer, 
JLN Canal Circle. No. II , 

Narnaul. 


